निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 
Ho पटना 101, पटना, माघ 1,31, GraN 201o 


( सं0 पटना 101 ) 


22 माघ 1931 ( श ) 
पटना, वृहस्पतिवार , 11 फरवरी 2010 


बिहार विधान परिषद्, सचिवालय 


- - - 


अधिसूचना 

2 जून 2009 
सं० वि. प. अ.प्र.-308 / 2007 -1439(1) वि. प., श्री भीम सिंह, सदस्य , बिहार विधान परिषद् जो द्विवार्षिक निर्वाचन , 2006 में 
विधान- सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधान परिषद् के सदस्य निर्वाचित हुए थे, ने दिनांक 2 जून 2009 को बिहार विधान परिषद् की सदस्यता 
से त्यागपत्र दे दिया है । 

भारत का संविधान के अनुच्छेद - 190 के खंड ( 3 ) के उप - खंड ( ख ) के अंतर्गत बिहार विधान परिषद् के माननीय सभापति ने 
दिनांक 2 जून 2009 से उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया है, फलस्वरूप बिहार विधान परिषद् में श्री भीम सिंह का स्थान रिक्त हो गया है । 

माननीय सभापति , बिहार विधान परिषद् के आदेश से , 

मुंगेश्वर साहु. 

सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 101-571 + 25 -डी०टी०पी० । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


